.. 


By 


Regd . No. PB /0176 /2003 


TV 


Remont 


OF 


Haryana Government Gazette 

Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 17 ] 


CHANDIGARH , TUESDAY, APRIL 29, 2003 (VAISAKHA 9 , 1925 SAKA ) 


CONTENTS 


Pages 
229-239 


15 


Nil 


Nil 


.51-54 


Nil 


Nil 


Nil 


PARTI Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 
PARTI-A- Notifications by Local Government Department 
PART I- B-- Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners 
PART II Statutory Notifications of Election Commissioners of India- 

Other Notifications and Republications from the Gazette of India 
PART III— Notifications by High Court, Industries - Advertisements, Change of 

Name- and Notices 
PART III - A - Notifications by Universities 
PART III - B - Notifications by Courts and Notices 
PART IV- Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India 
PART V- Notifications by Haryana State Legislature 
SUPPLEMENT PARTI - Statistics Weather and Crops Report for the weeks ending 

17th January , 2003 ; Rainfall for the month of December, 2002 . 
SUPPLEMENT PART II— General - Balance Sheet --Maharshi Dayanand University , Rohtak 

for the year 2001-2002 . 
LEGISLATIVE SUPPLEMENT PART III - Contents 
Ditto 

PARTI.Act 
Ditto 

PART II - Ordinances 
Ditto 

PART III — Delegated Legislation 
Ditto 

PART IV - Correction Slips, Republications and Replacements 


Nil 


177-191 


65_ - 105 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


PART - I 


Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 

राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर अधिसूचना 
ferich 9 JUI, 2003 


$ 415 574-07-2-2003/8970. - FT T H gay off HT Th fari tia fuaye TEVIS 341Ch 342 TIET 
जिला अम्बाला की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 


Price : Rs. 8.00 


( 229 ) 


Complete Copy : Rs. 28.75 


230 


HARYANA GOVT.GAZ ., APRIL 29, 2003 ( VYSK . 9, 1925 SAKA) 


[ PART I 


क्रमांक 1139 - ज-I-83/ 39974, दिनांक 2-12-1983 द्वारा 300/ - रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/ 15918, 
दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000 / - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2. अब श्री डोगर मल की दिनांक 13-8-2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संसोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री डोगर मल की पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी के नाम खरीफ 2002 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 718- ज-2-2003/6079.-- श्री रामजी लाल पुत्र श्री तुलसी राम निवासी गांव गढी रूथल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ 
की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 3667-र- 4-67/ 3263 , दिनांक 16-9-1967 द्वारा 100/ - रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर- 11-70/29505 , 
दिनांक 8-12-70 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-1-79/ 44040, दिनांक 30-10-79 द्वारा 
300/- रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/15918, दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर 
की गई थी । 


2. अब श्री रामजी लाल की दिनांक 16-11-2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री रामजी लाल की पत्नी श्रीमती नन्दकोर के नाम रबी 2002 से 5000/- रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 665- ज-2-2003/ 9083. - श्री भरत सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल निवासी गांव कामोद तहसील चरखी दादरी 
जिला भिवानी की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 540- ज-1-81 / 25536, दिनांक 22-7-1981 द्वारा 300 /- रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/ 15918, 
दिनांक 26-8-1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


अब श्री भरत सिंह की दिनांक 9-9-2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 

की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री भरत सिंह की पत्नी श्रीमती सरती देवी के नाम खरीफ 2003 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


दिनांक 10 अप्रैल , 2003 


क्रमांक 875- ज- 2-2003/9201. - मेजर जगमोहन लाल ओबराय सुपुत्र श्री एच 0 डी 0 ओबराय मकान नं 0 1003 , सैक्टर 4, पंचकूला, 
जिला पंचकूला की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1 ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
2944- ज -2-93 / 15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा रबी 2001 से खरीफ 2001 तक 1000/- रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 
1434 - ज- 2-2002 /9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा रबी 2002 से 5000/ - रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अनुरूप युद्ध 
जागीर उक्त अधिनियम की धारा 9 (ए तथा बी ) के अधीन तबदील करके स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


नरेश कुमारी, 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


